सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 656 


9 भाद्र , 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

31 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
26 अगस्त , 2016 


संख्या - परि . आ .-349 / 2015- 1046-- राज्य अन्तर्गत प्रखण्डों/ अनुमण्डलों से ग्रामीण मार्गों 
पर बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या -63 दिनांक 8 जनवरी, 2016 
जिसे गजट संख्या-20 दिनांक 12 जनवरी , 2016 द्वारा झारखंड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2015 
के रुप में अधिसूचित किया गया है । उक्त नियमावली के आलोक में सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, 
झारखंड द्वारा ग्रामीण मार्गों को चिन्हित करते हुए मार्गों को अधिसूचित कर दिया गया है | 


__ 2. ग्रामीण बस सेवा संचालन हेतु झारखंड राज्य के वाहनस्वामियों द्वारा यथोचित 
अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, झारखंड, राँची की अध्यक्षता में 
ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ करने के लिए झारखंड बस आनर्स एशोसिऐशन के प्रतिनिधियों के साथ 
दिनांक 10 मई, 2016 को बैठक की गई जिसमें एशोसिऐशन द्वारा ग्रामीण बस सेवा के अन्तर्गत 
परिचालित वाहनों के लिए निर्धारित बैठान क्षमता 6 से 21 को बढ़ाकर चालक एवं संवाहक को छोड़कर 
51 तक करने का सुझाव दिया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 31 अगस्त , 2016 
3. तदनुसार झारखंड बस आनर्स एशोसिऐशन से ग्रामीण बस संचालन हेतु प्राप्त सुझाव पर 
सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है 


झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2016 


झारखंड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2015 के कंडिका-3(1) में " लोकसेवा यान जिसकी बैठान 
क्षमता चालक एवं संवाहक को छोड़कर 6 से लेकर 21 तक है को ग्रामीण सेवा यान के रूप में 
वर्गीकृत किये जाएगें" को निम्नांकित से अन्तःस्थापित किया जाता है - 


" लोक सेवा यान जिसकी बैठान क्षमता चालक एवं संवाहक को छोड़कर 6 या उससे अधिक है , 
को ग्रामीण सेवा यान के रुप में वर्गीकृत किये जायेंगे । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


ह०/-( अस्पष्ट ), 

संयुक्त सचिव , 
परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 656 - 50 | 


